रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


.. 


. 


R 


LL 


+ 


. 


... 


... 


.. 


. 


. 


. 


. 


.. 


MAn: 


- 


. 


- 


- 


- 


सनामयजन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 4 , 2015 / ज्येष्ठ14, 1937 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4 , 2015 /JYAISTHA 14 , 1937 


सं . 205 ] 
No. 205 ] 


दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर 

अधिसूचना 

अजमेर, 20 नवम्बर, 2012 
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2011 - 12 

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब , अजमेर 
मेरा सौभाग्य है कि मैं दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2011 - 12 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । दरगाह प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्य किया । इन कार्यों की रिपोर्ट आगे पृष्ठों पर अंकित की गई है । 


I. 


प्रबधन 


भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्याः का. आ.1456( अ) दिनांक 24. 08.2007 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा 
साहब, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया, जिन्होंने कमेटी की तरफ से जायरीन की सेवार्थ अपनी सेवाए समपित की । 


चेई । 


सुलतानपुर । 
अजमेर । 


दिल्ली । 


जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली साहब , 
जनाब हाजी हाफिज वकील अहमद साहब , 
जनाब मोहम्मद इल्यिास कादरी साहब 
जनाब प्रोफेसर ( डॉ) इब्राहीम साहब , 
जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब, 
जनाब ए. एच. खान चोधरी साहब, 
जनाब एम.एस. एम तिरमीजी , 
जनाब बदरुददीन जी शेख साहब , 
जनाब घोले इस्माईल मुअल्लिम साहब , 


पटना । 


दिल्ली । 


अहमदाबाद | 


vii. 
viii. 
ix. 


अहमदाबाद । 


रायगढ़ | 


2451 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब, और जनाब बदरुददीन शेख वर्ष 2011- 12 के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गये । जनाब अब्दल 
मजीद खान, नाजिम ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण दिनांक 29.07.2011 को जनाब मोहम्मद अफजल , निदेशक , भारत सरकार को 
नाजिम का प्रभार सौंपा । मैंने नाजिम दरगाह का कार्यभार दिनांक 29. 07 .2011 को ग्रहण किया । 
II . दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण 

मज़ार मुबारक पर रोज़ाना फूल , संदल एवं मोमबत्तियाँ पेश करना । 
वार्षिक उर्स का प्रबंधन । 
अंदरुन दरगाह शरीफ में मुहर्रम शरीफ का इंतेजाम और चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र. अ.) को खुलवाना । 
खुल्फा - ए - राशेदीन और बुजुर्गाने दीन की फातिहा कराना । 
माहे रमजान में प्रतिदिन खास लंगर के जरिये सहर और अफतार का प्रबंध । 
दीनी तालीम के लिये दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का संचालन । 
सी.बी. एस.ई., द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल स्कूल का संचालन ( अंग्रेजी माध्यम) की स्कूल जिसमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों 
की शिक्षा दी जाती है । 


गरीब नवाज कम्पयूटर सेन्टर का प्रबंधन | 


9. 


बेवाओं ओर जरुरतमंदों को वजीफा । 


तीन अलग अलग दवाखाने, यूनानी, होम्योपेथिक एवं ऐलोपेथिक दवाखानों का संचालन । निःशुल्क मेडीकल सलाह के 
अतिरिक्त निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण । 
मेडीकल , इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी छात्रों को कोर्सेस के लिये छात्रवृति । 
ईदगाह का प्रबधन एवं अन्य मस्जिदों को वित्तीय सहायता । 


लावारिस मययतो का निःशुल्क कफन दफन । 
दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतेजाम । 
वजू के लिये साफ पानी का इंतेजाम । सर्दी के मौसम में तीन मर्तबा गर्म पानी की सप्लाई । 
निर्बाध विद्युत सप्लाई । 
180 कमरों के गेस्ट हाउस का प्रबधन । 


16. 


24 घंटे सफाई की व्यवस्था । 


उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान शामियानों का इंतेजाम ताकि जायरीन को धूप , गर्मी, बारिश एवं सर्दी से बचाया जा 
सके । 
मोरुसी अमले को तनख्वाह (हकूक ) की अदायगी । 
राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम । 
सोसायटी के कमजोर तब्के के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन । 
राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन एवं मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध 
कराना । 
दरगाह एण्डोवमेंट एवं जायदादों का संरक्षण एवं पीरीयडीकल मरम्मत वगैरह कराना । 


[ भागIII - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


III . 
ए. 


वर्ष 2011- 2012 की उपलब्धियां 
सुविधाएं : 
• दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतेजाम , जनरेटरों द्वारा निर्बाध विद्युत सप्लाई , ठहरने एवं सफाई का विशेष 

प्रंबध । 


विश्राम स्थली (गरीब नवाज मेहमान खाना) का विकास जिसमें एक लाख जायरीन ठहर सकते हैं एवं 1500 बसों को पार्क किया 
जा सकता है । 


• सौर ऊर्जा प्रोजक्ट । 


• झालरा जल योजना, जिससे कि प्रतिदिन 4.75 लाख लीटर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है । 


• सर्दी में गर्म और गर्मी में ठण्डे पानी का इंतेजाम । 
• फलोर क्लीन मशीन द्वारा फर्श की सफाई । 

• आरामगाह और नजूर सेक्शन का कम्पयूटराईजेशन । 
बी . जायदादों का विकास: 

• दरगाह जायदादों के संरक्षण के लिये नीति निर्धारण करना । 
• कानूनी मामलात में 99% कामयाबी, करोड़ों रुपये की लापता दरगाह सम्पत्तियों का पता लगाना । 

• अनाधिकृत कब्जेधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही । 
सी. शिक्षा एवं अन्य अकादमिक गतिविधियाँ 
• ख्वाजा मॉडल स्कूल , कम्पयूटर सेन्टर एवं दारुल उलूम का अपग्रेडेशन और उसके मूलभूत अकादमिक ढांचे का विकास । 

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित आर.ए.एस., आर .जे. एस., पटवारी, सेक्रेटेरियट स्टाफ एवं कम्पयूटर परीक्षाओं को 
आयोजित कराना । 
राष्ट्रीय एकता पर सेमीनार एवं कान्फैन्स कराना । 
विधिक साक्षरता शिविर लगाना । 

सैकण्डरी स्तर की अग्रेजी माध्यम की स्कूल के लिये 24 बड़े कमरों का निर्माण । 
• अल्पसख्यक स्कूल के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना । 

छात्र, छात्राओं एवं अध्यापकों के लिये शैक्षणिक भ्रमण । 
डी . वित्तः 

• आय में बढ़ोतरी । 
• एफ . डी. आर में 2.25 लाख से 3.41 करोड़ की बढ़ोतरी । 

• अकाउण्ट सेक्शन का कम्पयूटरीकरण । 
ई. पब्लिसिटी: 

• दरगाह कमेटी का वेबसाईट / बुकलेट एवं इन्टरव्यू के जरिये प्रचार करना । 
एफ . सुरक्षा: 

• एक्स -रे - बेगेज स्केनिंग मशीन को लगाना । 
• दरगाह परिसर की कुछ दीवारों को ऊंचा कराना । 
• सुरक्षा के लिये सिक्यूरीटी गार्डस, कैमरे , वायरिंग, कम्प्यूटर्स, एल. सी. डी. , जेनेरेटर, फर्नीचर आदि का प्रावधान । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ 


[PART III — SEC . 4 ] 


Paker Imste. 


• फलड लाईट्स का लगाना । 

• अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था कराना । 
जी. उर्स एवं धार्मिक रसूमातः 

• उर्स, मिनी उर्स का सफलतापूर्वक संचालन करना । 
IV . कल्याण एवं सखावत के कार्य: 

• आजमीन हज को सेवाएं देना । 


जरूरतमंद एवं जहीन छात्रों को वित्तीय सहायता देना । 


तीन दवाखानों के जरिये लाखों जायरीन का ईलाज किया गया । 


उर्स के दौरान विधिक एवं वेलेफेयर सेल के द्वारा जायरीन की समस्याओं का निवारण । 


विधवाओं को वजीफा ( पेन्शन) । 


600 + 150 = 750 गरीब रोजेदार व्यक्तियों को रमजान माह में निःशुल्क खाना, अफतार का प्रबन्ध करना । ऐतेकाफ और तरावीह 
का इंतेजाम । 


• रोजाना लंगर की व्यवस्था । 
V . उर्स एवं अन्य रसूमात का प्रंबधन: 

799वॉ उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ (र. अ.) जून 2011 में सम्पन्न हुआ जिसमें 5 लाख जायरीन ने शिरकत की । उर्स दुर्घटना रहित सम्पन्न 
हुआ एवं जायरीन को सभी सहूलियात दी गई । राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी के द्वारा किए गए इंतेजामात को सराहा गया । कई गणमान्य 
व्यक्तियों ने ख्वाजा साहब को अकीदत के फूल पेश किए । 
दरगाह कमेटी द्वारा मुहर्रम ( मिनी उर्स ) के प्रंबध भी किये गये । दरगाह कमेटी जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस, गुप्तचर सुरक्षा ऐजेसियों 
एवं स्थानीय निकाय द्वारा सहयोग का हार्दिक आभारी है । पहली मर्तबा कायड़ विश्रामस्थली जायरीन के ठहरने के लिए प्रयोग में लाई 


गई । 


VI. प्रोजेक्टसः 
अ . ख्वाजा मॉडल सेकण्डरी स्कूल : 


प्रस्तावना: 


ख्वाजा मॉडल सैकण्डरी स्कूल की नींव 14 जुलाई 1994 को दरगाह कमेटी के संचालन में रखी गई । यह स्कूल एक अग्रेजी माध्यम 
का स्कूल था जिसकी विधिवत शुरुआत के समय मे 35 विद्यार्थी थे जबकि आज 1000 विद्यार्थी हैं । इस स्कूल मे शैक्षणिक गतिविधियों 
के साथ - साथ मस्तिष्क के विकास पर ध्यान दिया जाता है । एक प्राईमरी स्कूल होने के नाते यह एक खुबसूरत 5 बीघा क्षेत्र में फेला 
हुआ है । वर्ष 2007 एवं इसके बाद स्कूल बिल्डिंग का विकास, मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं कई क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के शैक्षिक 
स्तर के विकास पर ध्यान दिया जाता है । स्कूल में सभी धर्म , जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । 
ध्येय एवं उददेश्य : 
अकादमिक में विशेषता, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों, खेल, स्पोर्ट एवं ज्ञान के जरिये छात्रों के चरित्र का निर्माण क्योंकि हमारे यहां 

सूफीवाद का चलन है एवं सूफी सर्वधर्म के सिद्धान्तों को मानता है । 
3. स्कूल को क्रमोन्नत कराना : 

वर्ष 1994 से स्कूल आठवीं कक्षा तक था जिसे कि वर्ष 2008 में कक्षा दस तक क्रमोन्न्त कर दिया गया । 
अनुभवी एवं प्रशिक्षित टीचिंग स्टाफ : 
सी.बी.एस.ई, नई दिल्ली द्वारा कक्षा 10 तक की मान्यता मिलने के बाद अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्त प्रोफेसर जामिया 

मिल्लिया, मुम्बई एवं राजस्थान को विशेषज्ञों द्वारा की गई । 
5. मुलभूत विकास एवं विस्तार प्लान : 

• वर्ष 2007 में स्कूल भवन में मात्र 6 कक्षा कक्ष थे जिनका एरिया 5100 वर्गफुट था । 


[ भागIII - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दरगाह कमेटी ने एक डोनर की सहायता से स्कूल भवन के विस्तार की योजना को लागू किया जिसके तहत 26 अदद कमरों 
का निर्माण किया गया है । 
कुल 36 अदद कमरे जिसका एरिया 30600 वर्ग फीट है । 
इसके अतिरिक्त स्कूल भवन के पास ही छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा हेतु अपार्टमेंट को खाली कराया गया है । 
उक्त विस्तार योजना टर्न की बेसिस पर है एवं इस पर लगभग 1.10 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है जिसे कि 
दानदाता वहन कर रहा है | 

स्कूल भवन 15 .06.2011 को पूर्ण हो चुका है । 
सहायता: 
स्कूल निम्नलिखित गतिविधियों को सहायता दे रही है । 


राज्य एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षायें जैसे कि आर.ए. एस., आर. जे. एस., पटवारी, सक्रेटेरियेट परीक्षाये एवं 
कम्प्यूटर परीक्षाओं का कराने का प्रंबध कराना । 


राष्ट्रीय एकता पर सेमीनार / कान्फ्रेंस कराना । 


अध्यापको एवं छात्र / छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था । 


7. 


फीस में रियायत: 


विद्यालय में फीस नाम मात्र की ली जा रही है जो कि अजमेर की कान्वेन्ट एवं अन्य स्कूलों की तुलना में एक तिहाई कम 


• दरगाह कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रुपये की सहायता स्कूल को दी जाती है । 

विद्यालय की फीस को कम रखने का एकमात्र उददेश्य यह है कि गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित न रहें । 
बी . विश्राम स्थली कायड़ – अजमेर | 

राष्ट्रीय राजमार्ग नं.8 अजमेर जयपुर रोड हाईवे पर दरगाह शरीफ अजमेर से लगभग 12 कि. मी दूरी पर स्थित है । 
230 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है जिसमे 80 बीघा दरगाह कमेटी की एवं 150 बीघा राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई 
भूमि है । 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित प्लान: 
पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार 01 .87 करोड़ 
जे. एन.एन . यू. आर.एम के तहत 15.38 करोड़ 
कुल रकम 

17. 25 करोड़ 
कार्यकारी एजेन्सी 

सी. पी. डब्ल्यू. डी. 
यह वार्षिक उर्स एवं मिनी उर्स मोहर्रम के दौरान 18 दिवस के लिये उपयोग में आएगी । 
योजनाएं : 
28 अदद डोरमेट्रीज का निर्माण जिसमें लगभग एक लाख बारह हजार जायरीन ठहर सकेगें । 

पार्किंग की सुविधा लगभग 1500 बसों के लिये । 
• मुलभूत सुविधायें जैसे कि सुरक्षा, ट्रासपोर्ट, स्वास्थ्य , विद्युत, जल , रोडवेज एवं रेल बुकिग सुविधा । 

जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर खाने के पैकेट्स का वितरण । 


पार्क एवं वाटर हार्वेटिंग का निर्माण । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


|| 


सी . दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया : 

दरगाह कमेटी की सफलता के साथ दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का ( जो कि एक धार्मिक स्कूल है ख्वाजा गरीब नवाज (र. अ.) 
की शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है) संचालन कर रही है । दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में उच्चस्तरीय पांच आलिम, फाजिल, कामिल , 
हाफिज , कारी एवं लाईब्रेरियन हैं इस समय दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया मे लगभग 60 छात्र से अधिक कक्षा ऐदादिया , ऊला, सानिया, 
राबिया, तेहतानिया और हिफज में शिक्षा प्राप्त कर रहे है । कमेटी ने उक्त छात्रों के लिये भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था की है । इस 
और प्रयास जारी है कि दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का अलग से भवन हो जिसमे सभी मूलभूत सुविधायें छात्रों को उपलब्ध रहें । 
डी . वित्तः 


निम्नलिखित सारणी दरगाह समिति की आय एवं खर्च की वित्तिीय स्थिति को प्रदर्शित करती है । 


दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर 

बजट प्रस्ताव 

आय रुपयों ( लाख में ) 


मुख्य हेड 


Actual for 2011 - 12 


Budget Estimates 

2012 - 13 


Estimated 

Budget 
2011 - 12 

3. 24 


3.63 


3.92 
54.74 


जागीरो से आय 
जायदादों से किराया 
दान एवं नजूर 
बैंकों से आय 
आरामगाह से आय 


50 . 13 
190 .13 
17. 00 


53.54 
233. 23 
18. 04 


226. 30 

30 .00 
200.50 


171.50 


181. 01 


शिक्षा 


57 .00 


35. 00 
27 .00 


दान 


47. 23 

6.86 
30. 35 


35 .00 


13. 00 


विविध 
योग 


25. 00 
632. 46 


573. 89 


506. 97 
दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब , अजमेर | 

बजट प्रस्ताव 

खर्च रुपयों ( लाख में ) 


मुख्य हेड 


Income for 2011 - 


Budget Estimates 

2012- 13 


12 


Estimated 
Budget 
2010 - 11 

214.03 

33. 25 
102. 25 


204. 35 


237.16 


22. 53 


29 .75 


97.04 


वेतन एवं भत्ते 
कार्यालय के खर्च 
दरगाह शरीफ के खर्च 
मजार शरीफ के खर्च 
चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च 
दारुल उलूम खर्च 
कल्याणकारी एवं अन्य खर्च 
आरामगाह के खर्च 


13.14 
1. 45 


111 .00 
13.45 
2. 50 


12. 50 

2. 20 
5. 45 
22. 90 
32. 50 


3.95 


5.55 


17 . 54 
28. 12 


27.58 
39.00 


3. 20 
4. 00 
4.00 
24. 85 


दरगाह अपार्टमेंट के खर्च 
मरम्मत एवं नवीनीकरण 
शिक्षा पर खर्च 
ख्वाजा मॉडल स्कूल के खर्च 
कम्पयूटर सेन्टर के खर्च 
केपिटल खर्च 
विविध खर्च 

कुल योग 


2. 65 
3.83 
2. 11 
24. 06 
2. 66 

2.71 
15.14 
441. 28 


3. 40 
4. 00 
4. 00 
21. 40 
4.50 
6.00 
17. 00 
526. 29 


4.50 


12. 00 

2.10 
479.73 | 


[ भागIII - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जी. दरगाह कमेटी की बैठकें : 

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की 3 बैठकें दरगाह के मामलात के संबंध में आयोजित हुईं । 
एच. वी.वी. आई.पी . एवं वी. आई. पी. का आगमन : 

निम्नलिखित अतिविशिष्ठ व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है । 
1 . श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल , 

राष्ट्रपति , भारत गणराज्य । 
2. श्री अशोक गहलोत, 

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार । 
3. श्री फारुख अब्दुल्ला साहब, 

माननीय सौर ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार | 
4 . श्री श्रीप्रकाश जायसवाल , 

माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार । 
5. श्री सुलतान अहमद साहब, 

माननीय पर्यटन राज्य मंत्री, भारत सरकार | 
6. श्री उपेन्द्रा त्रिपाठी, 

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार | 
8. श्रीमती सायरा खातून, 

माननीय गृह मंत्री, बांग्लादेश | 
9. श्री ताहिरुल कादरी, 

मुकर्रार , पाकिस्तान । 
आई. धन्यवाद 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का मैं आभारी हूं जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रबंधन 
सुचारु रुप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परिणाम स्वरुप प्रति दिन एवं उर्स एवं मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रबधन बिना 
किसी व्यवधान के हुआ । 

___ मैं अपने कर्तव्यो में असफल रहता यदि मुझे अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस 
विभाग , नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागो से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त नही होता । इनके सहयोग से दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता 
आई । 
मैं यहां अपनी रिपोर्ट इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि हमारे लिये आने वाला वर्ष भी चुनौतीपूर्ण होगा । 

मोहम्मद अफजल, नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 23एल / 14 ] 


31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक 
का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 


हमने 31 मार्च 2012 तक दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के संलग्न तुलन – पत्र और दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम1955 
की धारा 19 (2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों एंव सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की 
धारा 20(1) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एंव व्यय लेखा तथा प्राप्ति एंव भुगतान लेखा की लेखा 
परीक्षा कर ली है । यह लेखा परीक्षा मार्च 2013 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है । इन वित्तीय विवरणों का 
उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धन का है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधिारित इन 
वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है । 
2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता , लेखाकरण 

मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ( सी.ए. 
जी.) की टिप्पणियां शामिल है । कानून , नियमों एंव विनियमों ( औचित्य एंव नियमितता ) तथा दक्षता एंव निष्पादन 
पहलुओं आदि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण 
प्रतिवेदनों / सी .ए. जी . के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है । 

इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय 
विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के 
आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं । 
लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्वान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण 
और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी 

लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है । 
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि : 
( i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के 

अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे । 
(ii ) इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन -पत्र और आय एंव व्यय लेखा / प्राप्ति एंव भुगतान लेखा भारत के 

___ महानियंत्रक लेखा द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं । 


(iii) हमारी राय में दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियां और अन्य 

सुंसगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब 
अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 20 (2) ( डी ) 
के अंतर्गत अपेक्षित है । 


( iv ) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि : 


क - तुलन - पत्र 
क - 1 दायित्व 
क -1.1 चालू दायित्व एंव प्रावधान ₹ 22.33 लाख ( अनुसूची -7 ) 
किराये की जमा एंव अग्रिम प्राप्त किराए में ₹11.67 लाख किरायदारों से तीन माह के अग्रिम प्राप्त किराए के 
मूल्य के बराबर को “प्रतिभूति अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए था । यह शीर्ष के गलत 
वर्गीकरण में परिणामित हुआ । 
प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एंव उत्तर दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में अशुद्धियों का परिशोधन कर 
दिया जाएगा । 


क - 2 आस्तियां 
क –2.1 स्थिर आस्तियां 21769 .46 लाख ( अनुसूची - 8) 
(i) इसमें चालू वर्ष के दौरान दान में प्राप्त ₹15.18 लाख मूल्य की स्थिर आस्तियां शामिल नहीं है । यह स्थिर 

आस्तियों के साथ - साथ पूंजी निधि को ₹15.18 लाख से कम बताए जाने में परिणामित हुआ । 
प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एंव उत्तर दिया कि इन आस्तियों को आगामी वित्तीय वर्ष में दर्शाया 


जाएगा । 


[ भागIII - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) इसमें चालू वर्ष के दौरान ख्वाजा मॉडल स्कूल , अजमेर हेतु दान में प्राप्त ₹13.04 लाख मूल्य का फर्नीचर 

शामिल नहीं किया गया, जो कि स्थिर आस्तियों को कम बताए जाने के साथ - साथ ₹13.04 लाख से पूंजी 

निधि को कम बताए जाने में परिणामित हुआ । 
प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एंव उत्तर दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में इसको आस्तियों में शामिल कर 


लिया जाएगा । 
ख - आय एंव व्यय लेखा 
ख -1 आय ₹ 535.56 लाख ( अनुसूची 14 , 17, 18 एंव 19) 
ख - 1.1(i) इसमें ख्वाजा मॉडल स्कूल , अजमेर के छात्रों से वर्ष 2011 - 12 के लिए वसूली योग्य बकाया फीस 
₹ 6.16 लाख शामिल नहीं है । यह अधिशेष को ₹ 6.16 लाख की सीमा तक कम बताए जाने के साथ - साथ 
चालू आस्तियों को इस सीमा तक कम बताए जाने में परिणामित हुआ । 
प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया व उत्तर दिया कि यह आगामी वित्तीय वर्ष में लेखांकित किया जाएगा । 


ख - 1.1(ii) 15 जून, 2012 को प्राप्त वार्षिक आय ₹ 1.37 लाख को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया । यह 
अधिशेष को ₹1.37 लाख से कम बताए जाने के साथ - साथ चालू आस्तियों को कम बताए जाने में परिणामित 


हुआ । 


प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एंव उत्तर दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में अशुद्धियों को परिशोधित किया 


जाएगा । 


ग - सामान्य 
1. वर्ष के दौरान दरगाह ख्वाजा साहब ने ₹ 63.37 लाख चिन्हित निधि बनाई तथापि पृथक से निधि का 

विनियोजन नहीं किया गया । 
2. विभिन्न अवस्थाओ में विधिक न्यायालयों के समक्ष लम्बित 113 न्यायिक मामलों को प्रकट नहीं किया गया , 

यह लेखाओं की टिप्पणी में तथ्यों का अप्रकटन परिणामित हुआ । 
3. दान में प्राप्त स्वर्ण एंव चांदी के आभूषणों का मूल्य निर्धारण प्रमाणित मूल्य निर्धारक द्वारा नहीं किया गया । 
4 . टिप्पणी सं . क - 2 - 1(6) व (ii ) में बताए गए स्थिर आस्तियां पर मूल्य हास भारित नहीं किया गया था । 


प्रबन्धन ने उपर्युक्त सभी तथ्यों को स्वीकार किया व उत्तर दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में अशुद्धियों को 
परिशोधित किया जाएगा । 


घ - लेखाओं पर लेखापरीक्षा का प्रभाव: 


पूर्ववर्ती पैराओं में दी गई टिप्पणियों का जैसा कि 31 मार्च 2012 को निवल प्रभाव यह रहा कि दायित्व को 
₹ 28 .22 लाख से कम बताया गया आस्तियों को ₹ 35 .75 लाख से कम बताया गया एंव अधिशेष को ₹ 7.53 


लाख से कम बताया गया । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


च - प्रबन्धन - पत्र 


पृथक लेखापरीक्षा प्रतिववेदन में शामिल न की गई कमियों उपचारी / सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पृथक रूप 
से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन की सूचना में लाई गई है । 


(v) पिछले पैराग्राफों में हमारे प्रेक्षणों के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहारित किए गए 

तुलन पत्र / आय एंव व्यय लेखा / प्राप्ति एंव भुगतान लेखा, लेखाबहियों के अनुरूप है । 


( vi ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण नीतियां 

तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक 
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में 

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एंव उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं: 
क – जहां तक यह 31 मार्च 2012 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन -पत्र से सम्बन्धित है । 


ख – जहां तक यह इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एंव व्यय लेखा से सम्बन्धित है । 


भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के लिए 
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा ( कन्द्रीय) अहमदाबाद 


स्थान : - जयपुर 


दिनांक : - 23.09.2013 


पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011 - 12 का अनुबन्ध 


1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता 

दरगाह समिति को अब भी इसकी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियम पुस्तक बनानी है, दरगाह में आन्तरिक 
लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं है । 
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली 
लेखा परीक्षा के दौरान दरगाह में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया , निम्नलिखित 
स्थिति प्रकट हुई: 
- वहां नकद, स्टॉक एंव मूल्यांकन इत्यादि के कर्मचारियों के कर्तव्यों की कमावर्तन की कोई योजना नहीं 


है । 


- आगन्तुक पंजिका की जांच किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई । 
- रसीद पुस्तकों के स्टॉक पंजिका की जांच प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर नहीं की गई । 

- रोकड़िया / उप रोकड़िया से विश्वस्तता बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया । 
3. भौतिक सत्यापन 

(i) भू - पंजिका संधारित नहीं की जा रही थी । 


सम्पत्ति पंजिका को अदयतित नहीं किया गया था , इस पंजिका के अंकों का लेखाओं से मिलान नहीं 


हो रहा था । 


[ भागIII - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii) स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन होना बताया गया , किन्तु लेखापरीक्षा के समय इस प्रकार के 

भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । 
4 . दरगाह ख्वाजा साहब वैधानिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है । 
5. खादिमों एंव उनके परिवार के सदस्यों के ब्यौरे को दर्शाए जाने सम्बन्धी पंजिका का संधारण नहीं किया 


गया था । 


हस्ता. 
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, 

सी. आर. ए. II (व्यय ) 


निवल प्रभाव का विवरण वर्ष 2011 - 12 


( लाख में ) 


दायित्व 


अधिशेष 


टिप्पणी 


आस्तियाँ 
अधिक कम बताये 


क . सं . 


अधिक 


कम बताये 


अधिक 


कम बताये 


संख्या 


बताये गए 


गए 


बताये गए 


गए 


बताये गए 


गए 


15 .18 


15.18 


13. 04 


13.04 


क 2.1(i) 
क 2.1(ii) 
ख 1.1(i) 
ख 1.1( ii ) 
योग 


6.16 


। 
। 


6.16 


1. 37 


1.37 


28 .22 


35 .75 


7. 53 


कम बताए गए 


कम बताए गए 


कम बताए गए 


28.22 


35. 75 


7. 53 


आस्तियां कम बताए गए - ₹ 35 .75 लाख 


दायित्व कम बताए गए 


-₹ 28 .22 लाख 


अधिशेष कम बताए गए 


-₹ 7.53 लाख 


हस्ता. 


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 

के . प्रा . ले. प. II (व्यय) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


DURGAH COMMITTEE , DURGAH KHAWAJA SAHAB , AJMER 

NOTIFICATION 

Ajmer, the 20th November, 2012 
Annual Administrative Report for the Year 2011 -2012 . 


of 


Durgah Committee Durgah Khwaja Sahab (R .A .), Ajmer 
It is my proud privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the administrative 
aspects of Durgah Committee , Durgah Khwaja Sahab , Ajmer for the year 2011- 12 . An account of the important 
activities is given in following paras: 
The Management: 
The following Members of the Durgah Committee appointed by the Government of India , vide Gazette 
Notification No. S . O . 1456 ( E ). dated 24 .08 . 2007 have rendered their services with dedication and devotion 
during the reporting period : 
Janab Nawab Mohammed Abdul Ali Sahab 

Chennai. 
ii . Janab Haji Hafiz Wakil Ahmed Sahab 

Sultanpur. 
iii . Janab Mohammed Ilyas Qadri Sahab 

Ajmer. 
iv . Professor (Dr.) Ibraheem Sahab 

Delhi. 
V . Janab Sohail Ahmad Khan Sahab 

Patna . 
vi. Janab A . H . Khan Chowdhury Sahab 

Delhi. 
vii. Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi Sahab Ahmedabad . 
viii . Janab Badruddin Gulammohiyuddin Shaikh Sahab 

Ahmedabad. 
ix . Janab Ghole Ismail Muallim Sahab 

Raigarh . 
Janab Prof. Sohail Ahmad Khan and Janab Badruddin G . Shaikh Sahab were elected President and Vice 
President respectively for the year 2011 - 12 . 
Janab Abdul Majeed Khan handed over the charge of the Nazim on 29 /07 /2011 to me. I have took over as 
Nazim on 29 /07 /2011 . 


A brief regarding services rendered by Durgah Committee : 
• Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine. 

Management of Annual Urs . 
Management of Muharram Sharif inside Durgah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid ( R . A .). 
Fateha of Khulfa -e -Rashedeen and Buzurgan -e-Deen . 
Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangementduring holy month of Ramzan . 
Running of Darul Uloom Moinia Usmaniya Durgah Sharif by providing the knowledge of Theology . 
Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) recognized by CBSE . It is 
imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education . 
Management of Gharib Nawaz Computer Center. 
Stipend to widows and needy persons. 
Maintenance of three separate dispensaries viz . Unani, Homeopathic and Allopathic . Apart from 
consultations medicines are being provided free of cost. 
Scholarships to needy and meritorious students undergoing medical, engineering and other technical 
courses . 
Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques. 
Burial of unclaimed dead bodies . 
Arrangements of pure and tripled filtered safe drinking water in Durgah. 
Water arrangements for wazoo . Hot water is provided three times during the winter season . 
Uninterrupted electric supply. 


[ TTIII - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Maintenance of Guest House consisting of 180 rooms. 
Round the clock cleanliness. 
Providing Shamiyanas in Durgah premises to protect the “Zaireen from seasonal hazards. Similarly shelter 
is also provided at the time of Urs and periodical Religious congregations. 
Payment of Huqooq (Honorarium ) to hereditary staff. 
Programme on National Integration . 
Programme for legal literacy among the weaker section of the society . 
Provision has been meant for infrastructure and supervision of the examinations conducted by the Rajasthan 
Public Service Commission and Revenue Department. 

Protection & periodical maintenances and development of properties and endowment. 
III . Achievements of Current Year : 
A . Amenities : 

• Excellent arrangements of filtered water supply , uninterrupted electricity with standby arrangements of 
generators , lodging and cleanliness. 
• Development of Vishram Sthali (now Gharib Nawaz Mehmankhana ) for one Lakh zaireen with parking 
facility for 6000 buses . 
• Completion of Solar Energy project . 

Jhalra water project, a unique project for the supply of pure drinking water @ 4.75 lakh liter per day . 
Supply of Hot water in winter and cold water in summer. 
Operation of sophisticated floor cleaning machine . 

Computerization of guest house , on line booking system of guest house & Nazur section . 
B . Development of Properties : 

Chalked out a sustainable strategy for “ Protection of Durgah Properties” 

99 % success in Legal Matters. Properties worth crores of rupees have been retrieved . 

• Legal action and campaign against the unauthorized occupants . 
C . Education and Other Academic Activities: 

Applied for Up - gradation upto Sr. Secondary level and development of academic infrastructure for 
Khwaja Model Secondary School, Computer Centre & Darul Uloom . 
To Conduct RAS , RJS , Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Govt. and 
Govt . of India . 
Seminar onference on National Integration . 
Construction of 24 rooms for English Medium secondary school. 

Financial assistance to Minority Status School. 

• Educational Trips for students and teachers . 
D . Finance : 

Increase in Income 
Investment in FDR from Rs. 225 Lakh to Rs. 3 .41 lakhs .. 

Computerization ofGuest House/Nazur Section . 
E . Publicity : 

- Strengthening Committee to face public through website /booklets/interviews etc . 
F . Security: 

- Procurement of X -Ray Baggage scanning machine. 

Provision of Security Infrastructure viz . cameras, wiring , computers . LCDs, Generators furniture , 

security guards etc. 
- Installation of flood lights. 

- Fire safety measures . 
G . Urs & Congregations: 

- SuccessfulManagement of Urs, Mini Urs and a number of congregations. 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


H . Audit of Accounts: 

Audit of accounts of Durgah Khwaja Sahab for the year 2009 -2010 has been carried out from 27 .06 . 2011 to 
15 . 07 . 2011 . 
IV . Welfare & Charities: 

Services to Aazmeen -e - Haj. 
• Financial aid to needy and academically brilliant students. 
• Medical services through three dispensaries, Lakhs of zaireen have so far been cured . 

Pension to widows. 

Food to 600 + 150 = 750 poor people during Ramzan month , arrangements of Eitekaf & Taraveeh . 
• Daily langar. 
Management of Urs and Congregations: 

The 799th Annual Urs of Khwaja Gharib Nawaz (R . A .) was held in June , 2011 in which around 5 lacs pilgrims 
visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. 
These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay 

homage to the Great Sufi saint viz : 
The Durgah Committee has also made all the arrangements for the Mini Urs. The Committee records it s sincere thanks 
to the Distt. Administration , Police , Intelligence Agencies and the Local Bodies for their spontaneous cooperation . First 
time Kayd Vishram Sthali (Gharib Nawaz Mehman Khana) used for zaireen . 


VI. 
A . 


PROJECTS : 
Khwaja Model Secondary School : 
Introduction : 
Khwaja Model Secondary School, Ajmer ( KMS) was founded on 14th July , 1994 under the auspices of Durgah 
Committee , Durgah Khwaja Saheb Ajmer. As an English Medium Day School, it started with 35 students , 
whereas today its strength is over 1000 . It offersunique opportunity to develop both the mind and the body 
structured educational and distinctive co -curricular programme. Being, primarily a day school, the campus is 
spread over five bighas of land with beautiful location . During 2010 - 11 and onwards it has developed building, 
infrastructure and other facilities and thus provides opportunities for each student to excel in various spheres. The 
School is opened for all. (irrespective of caste , class , creed or community) with co - education . 
Aims & Objectives : 
Aims at a vigorous pursuit of excellence in academics, extra curricular activities , games & sports and character 
building by providing all -round , meaningful and liberal education with moral values because ours is a tradition of 
SUFI s who never supported orthodoxy of religion or ideas . 
Up -gradation of School: 
The School which was upto VIII standard since 1994 , has been up - graded in 2008 to Secondary Status by the 
CBSE Delhi. We have applied for Sr. Secondary level affiliations from CBSE , New Delhi. 
Highly Qualified Teaching Staff: 
Subsequent to the affiliation by CBSE the School has inducted highly qualified and trained teachers through a 
transparent selection process by the professors from Jamia Millia and experts from Mumbai & Rajasthan . 
Infrastructure Development & Expansion Plan : 
In 2007 the School Building was comprising only six class room with the 5100 Sft . 
Apart from this one apartment in the same vicinity has been evicted for Girls hostel. 
This expansion plan is on “ Turnkey Basis ” involving a capital outlay of Rs.1. 10 Crores which was borne by the 
Donor . 
Backstage Support: 
The School has also been providing backstage support for the following activities: 
Conduct/arrangement of RAS, RJS , Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State 
Government and Government of India . 
Seminar/Conference on National Integration . 
Educational Trips for students and teachers. 


[ TTIII - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


B . 


Subsidy in Fee : 
The fee of the school is only 1 /3 of the fee as prevailing in other reputed Convent Schools of Ajmer. 
Therefore a subsidy of Rs. lakhs per annum will be provided to the School by Durgah Committee . 
The very purpose of such skeleton fee structure is to provide financial support to the students coming from the 
downtrodden strata of the society. 
Vishram Sthali at Kayad – Ajmer . 

Located at National Highway No. 8 Ajmer – Jaipur Road – 10 Kms away from Durgah Sharif. 
Spread over 230 Bighas (80 Bighas of Durgah Committee + 150 Bighas allotted by Govt. of Rajasthan .) 
Projects funded by Govt. of India - 

Ministry of Tourism 01.87 Crores 
Under JNURM 

15 .38 Crores 
Total 

17 . 25 Crores 
Executing Agency 

C .P . W .D . 
To be used during Annual Urs & Muharram (Mini Urs ) for Approximate. 18 days. 
The Project: 
Construction of 28 Dormitories to accommodate 70 -80 thousand pilgrims. 
Parking facility for 6000 buses. 
Complete and comprehensive infrastructure for security , Transport, Health Services, Electricity , Water , 
Bus and Railway bookings. 
Availability of commodities at fixed rates by Distt. Supply Officer . 

Construction of Parks, rain water harvesting etc . 
Functioning of Darul Uloom Moinia Usmaniya : 
The Committee hasbeen successfully managing Darul Uloom Moinia Usmaniya , a school of theology which is 
also imparting the preaching s of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz . The Darul Uloom has highly qualified five 
number of Aalim , Fazil, Kamil, Hafiz , Qari and Librarian . There are 60 number of students in the classes viz : 
Edadiya , Oola , Saniya, Rabiya , Tehtaniya and Hifz . The Committee has also made lodging and Boarding 
arrangements for 60 number of students . Efforts are also on to construct a suitable building for Darul Uloom 
with all facilities to the students including recreation facility . 
Finances: 
Depicted below is the Financial Status of The Durgah committee in term of an abridged Receipt and Payments A / C . 

Durgah Committee , Durgah Khawaja Sahab , Ajmer 

BUDGET PROPOSALS (2012 - 13) 


Income Rs. (In Lakhs) 


Head 


Estimated 
Budget 
2011- 12 


Actual for 2011-12 


Budget Estimates 
2012- 13 


3 .63 


3 . 24 
50 . 13 


53.54 
233 . 23 


190 . 10 


17 .00 


18 . 04 


Income From Jagirs 
Income From Properties 
Income From Nazur 
Interest From Banks 
Receipts From Guest House 
Education 
Donation " 
Miscellaneous Income 

Total 


181.01 


171. 50 

35 . 00 
27 .00 
13 .00 
506 . 97 


3 . 92 
54 .74 
226 . 30 

30 .00 
200 .50 
57.00 
35 .00 
25 . 00 
632.46 


47 .23 

6 . 86 
30 . 35 
573.89 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Durgah Committee, Durgah Khawaja Sahab Ajmer 

BUDGET PROPOSALS 

(2012 - 13) 


Expenditure 


Heads 


Estimated 
Budget 
2011- 12 


Expenditure 
2011 - 2012 


Budget Estimates 
2012 - 13 


Salaries & Allowances 


214 .03 


204 . 35 


237 . 16 


Office Expenses 


33 . 25 


22 .53 


29 .75 


Durgah Sharif Expenses 


102 .25 


97 .04 


111. 00 


Mazar Sharif Expenses 


12 .50 


13 . 14 


13 .45 


Dawakhana Expenses 


2 . 20 


1 . 45 


2 .50 


Daruluoom Expences 


5 .45 


3 .95 


5 .55 


Aid Expenses 


22 .90 


17 . 54 


27 .58 


Guest House Expenses 


32 . 50 


28 . 12 


39 . 00 


Durgah Apartment Expenses 


3.20 


2.65 


4 .40 


Repairs & Maintenance Expenses 


4 .00 


3 .83 


9 . 00 


Educational Expenses" 


4 . 00 


2 . 11 


4 .00 


Khawaja Model School Expenses 


24 .85 


24 .06 


21.40 


Computer Center Expenses 


4 .50 


2 .66 


4 .50 


Capital Expenditure 


12 .00 


2 .71 


3 .00 


Miscellaneous Expenses 


2 . 10 


15 . 14 


17 .00 


Total 


479 .73 


441. 28 


526 .29 


G . Durgah Committee Meetings : 

The Durgah Committee has had 3 sittings during the year in connection with the affairs of Durgah Sharif. 
H . 

Visit of V . V .I. P ’ s/ V . I. P . : 
The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded . 
1 H .E . Smt Pratibha Devi Singh Patil, President Republic of India . 
2 . Shri. Ashok Gehlot, 

Hon ble Chief Minister of Rajasthan 
3. Shri Farooque Abdulla , 

Hon ble Energy Minister, Govt. of India. 
4 . Shri Sriprakash Jaiswal, 

Hon ble CoalMinister, Govt. of India . 
5 . Shri Sultan Ahmed , 

Hon ble Minister of State for Tourism Govt. of India 
6 . Shri Upendra Tripathy , 

Addl. Secretary , Prime Minister s Office . 
7 . Smt. Sayra Khatoon , 

Hon ble HomeMinister, Govt. of Bangladesh 
8 . Shri Tahirul Qadri , 

Mukarir, from Pakistan . 
I. Vote of Thanks: 

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered 
valuable guidance for smooth and successful administration of Durgah Sharif. There was spontaneous 


[ HTTIII - 005 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


cooperation from the Durgah Committee which has resulted in smooth functioning of day to day activities and 
special events like Urs and other conventional rituals. 
I would appreciate the wonderful support received from the Ministry of Minority Affairs, Government of India , 
District Administration Ajmer, Police Department, Municipal Corporation , Electricity Nigam and other Public 
Utility service who have provided excellent support. 
I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful. 

MOHAMMAD AFZAL ,Nazim & Chief Executive Officer 

[ ADVT.-111/4 /Exty ./23L / 14 ] 
Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Dargah Khwaja Sahab , 
Ajmer for the year ended 31 March , 2012 


We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Sahab , Ajmer as at 31 March 2012 , Income & 
Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 ( 1) of the 
Comptroller & Auditor General s (Duties , Powers & Conditions of Service ) Act, 1971 read with Section 19 ( 2 ) of the 
Dargah Khwaja Sahab Act, 1955 . The audit has been entrusted for the period up to March 2013 . These financial 
statements are the responsibility of the Dargah Khwaja Sahab s management. Our responsibility is to express an 
opinion on these financial statements based on our audit. 


2 . This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG ) on 

the accounting treatment only with regard to classification , conformity with the best accounting practices , 
accounting standards and disclosure norms, etc . Audit observations on financial transactions with regard to 
compliance with the Law , Rules & regulations ( Propriety and Regularity ) and efficiency -cum -performance 
aspects etc ., if any, are reported through Inspection Reports /CAG s Audit Reports separately. 
We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India . These standards 
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 
free from materialmisstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts 
and disclosure in the financial statements . An audit also includes assessing the accounting principles used and 
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements . 

We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion . 
4 . Based on our audit, we report that: 
(I) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were 

necessary for the purpose of our audit; 
( ii ) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report 

have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India . 


( iii ) In our opinion , proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Dargah Khwaja 

Sahab as required under Section 20 (2) (d ) of the Dargah Khwaja Sahab Act, 1955 in so far as it appears from our 

examination of such books. 
(iv) We further report that: 
( A ) Balance Sheet 

Liabilities 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


A .I.I Current Liabilities & Provisions ` 22 .33 lakh (Schedule 7 ) 

Deposit of Rent & Rent received in Advance includes · 11.67 lakh security deposits received from tenants 
equivalent to three months rent which should have been booked under head Security Deposit. This has 
resulted in misclassification of head . 

Management accepted the facts and replied that mistakes would be rectified in the next financial year. 
A .2 Assets 
A .2 .1 Fixed Assets · 1769.46 lakh (Schedule 8 ) 
(i) This does not include fixed assets valuing 15 .18 lakh received in donation during the current year. This has 

resulted in understatement of fixed assets as well as capital fund to the extent of ^ 15 . 18 lakh . 

Management accepted the facts and replied that these assets would be shown in the next financial year. 
(ii) This does not include furniture valuing 13.04 lakh received in donation for Khwaja Moda ! School, Ajmer 

during the current year. This has resulted in understatement of fixed assets as weil as capital fund to the extent 
of ` 13 .04 lakh . 
Management accepted the facts and replied that this would be included in assets in the next financial year. 

Income & Expenditure Account 
B . 1 Income ‘ 535 .56 lakh (Schedule 14 , 17 , 18 & 19 ) 
B . 1. 1(i) This does not include outstanding school fee ` 6 . 16 lakh for the year 2011 - 12 recoverable from students of 

Khwaja Modal.School, Ajmer. This has resulted in understatement of surplus to the extent of ^ 6 .16 lakh as well 
as current assets by the same extent. 


( B ) 


Management accepted the facts and replied that this would be included in accounts in the next financial year. 
B . 1. 1( ii ) This does not include 1.37 lakh annuity income for the year 2011- 12 received on 15 June 2012 . This 
has resulted in understatement of surplus to the extent of ` 1.37 lakh as well as current assets. 
Management accepted the facts and replied that mistakes would be rectified in the next financial year. 
( C ) General: 
1. The Dargah Khwaja Saheb created earmarked fund of ? 63 . 37 lakh during the year, however the fund has not 
been invested separately . 
2 . Position of 113 court cases pending before courts of law at various stages has not been disclosed resulting in 

non disclosure off facts in notes to account. 
3. The gold and silver ornaments received as donation have not been valued by certified valuer. 

Depreciation on fixed assets mentioned in comment No. A . 2 . 1 (i) & ( ii ) has not been charged . 
Management accepted all above facts and replied that mistakes will be rectified in the next financial year. 
Effect of Audit on Accounts 

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March , 2012 Liabilities under 
stated by ` 28 .22 lakh , Assets under stated by ‘ 35.75 lakh and Surplus under stated by ` 7 .53 lakh . 
Management letter : 
Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice 

through a management letter issued separately for remedial/corrective action . 
(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss 

Account / Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in 
agreement with the books of accounts . 


( vi) 


In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said 
financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts , and subject to the 


[ TTIII - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


( a ) 


significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and 
fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India: 
In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Sahab as at 31 
March 2012 ; and 
In so far as it relates to Profit and Loss Account/ Income & Expenditure Account of the profit /loss 
/surplus /deficit for the year ended on that date . 


(b ) 


For and on behalf of the C & AG of India 


Sd. 


Principal Director of Audit (Central) Ahmedabad 


Place : Jaipur 


Date : 25 -07 - 2013 


Annexure to Separate Audit Report 2011 - 12 


1. 


Adequacy of Internal Audit System . 
The Committee of Dargah is yet to prepare its internal audit manual and internal audit system 
does not exist in the Dargah . 


Internal Control system . 
Internal control system prevailing in the Dargah was evaluated during audit and 
following position emerged . 


→ 


There is no plan of rotation of duties of employees with Cash , Store and Stock etc . 


► 


Visitor s Register was not checked by any authority . 


► 


Stock Register of Receipt Book was not checked by the authority on regular basis . 


► 


Fidelity Bond has not been obtained from the cashier/ sub cashier . 


Physical verification 
( i ) 

Land Register has not been maintained . 
( ii) Updating of the property register has not been done. Figures of this register 


were not in agreement with accounts . 
physical verification of fixed assets stated to have been done , but record relating to 
such physical verification report has not been produced at the time of audit. 


5. 


The Dargah Khwaja Saheb is paying statutory dues regularly . 
A register showing details of Khadim & their family members has not been 
maintained . 


Sd . 


Sr. Audit Officer /CRA- 11 (Exp .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


Statement of net impact: Year 2011 - 12 


( in lakh ) 


S . No. Comment No. 


Liabilities 


Assets 


O / 
S 


O / S 


O / S 


Surplus 

U / S 
-- 


- - 


1 


NIM 


U / S 

15 . 18 
13 .04 

-- 

-- 
28 .22 


A .2 . 1 (i) 
A . 2 . 1 (ii) 
B . 1. 1 (i) 
B . 1 . 1 ( ii ) 


| 


U /S 
15. 18 
13 .04 
6 . 16 

1 . 37 
35. 75 


-- 
-- 
-- 
-- 


-- 
- - 


-- 
- - 
-- 
- - 
-- 


4 


L 


6 . 16 
1 . 37 
7 .53 


U / S 35 .75 


U /S 7 .53 


35 .75 


U /S 28 .22 
Assets U /S 
Liabilities U /S 
Surplus U /S 


28 . 22 


7 .53 


Sd . 


Sr . Audit Officer /CRA - 11 (Exp .) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


